FOREWORD 


In October, 1978 this Directorate brought out a prototype set of basic literacy materials, under the title ‘Naya 
Kadam’, for the beginning stage of literacy. It was designed keeping in view primarily the needs and interests of the 
illiterate adults in urban areas. It was well received and was ‘eprinted in February, 1980. Using the methodology 
of ‘Naya Kadam’ series a new set of materials, under ‘he title ‘Dharti Ke Lal’, has now been designed to 
meet the needs and interests of adult learners in the rural arcas of Haryana, Delhi and some parts of Western Uttar 
Pradesh. The characters, both men and women, depicted in different lessons of this series represent the hard-working 
farmers and agricultural workers of these areas. 


The set includes a primer, a work-book, charts, flashcards, a book on arithmetic and a teacher’s guide. It would 
be followed by one or more books to reinforce literacy skills and to provide further information. It is expected that, 
the set will help to generate in the learners an awareness about their capacities and predicaments and stimulate action 
for their betterment. It is also hoped that the learners would be able to put the acquired skills of reading and writing 
into use in their daily life. 


These materials have been developed as a part of formative research and would be evaluated after use in adult 
education centres for a year or so. The materials would be reviewed in the light of the results of evaluation and 
necessary Changes would be affected. The cooperation of ll cc ncerned with the use of these materials is most sincerely 


solicited in this regard. 


Shri R. N. Mehlavat, the teachers and supervisors of Janeta Kalyan Samiti, Rewari (Haryana) have extended 
their valuable cooperation at the stage of initial survey, development of curriculum and pre-testing of the materials. 
I express my sincere thanks to them. I also thank Shri Abhay Kothari for the art work and design of the 
primer and charts and Smt. Vimal Vagh for calligraphy and drawings of the work-book. 


My deep appreciations are due to my colleagues in the Curriculum and Materials Unit of the Directorate, 
Smt. B. Bhatnagar, Shri G. V. Bhakta Priya and Dr. (Smt.) S. K. Agarwal for developing the set of materials 
and to Shri O. P. Gupta for his assistance in lay-out and technical aspects of printing. 


Directorate of Adult Education, H. K. SINGH 
34, Community Centre, Basant Lok, Director 
Vasant Vihar, New Delhi-110057. 

1981 


प्रस्तावना 


अक्तूबर 1978 में इस निदेशालय ने प्रारम्भिक स्तर की साक्षरता शिक्षा के लिए नमूने के तौर पर “नया कदम” नाम से कुछ सामग्री 
प्रकाशित की थी । यह सामग्री मुख्य रूप से शहरी इलाकों में रहनेवाले अनपढ़ प्रौढ़ों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई 
थी । इस सामग्री की माँग को ध्यान में रखते हुए इसे फरवरी 1980 में दुबारा छापा गया । “नया कदम” की रचना की पद्धति के आधार पर ही 
“धरती के लाल” नाम से अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई सामग्री का निर्माण किया गया है । इसमें हरियाणा, दिल्ली ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
कुछ देहाती इलाकों के प्रौढों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान रखा गया है। इस सामग्री के विभिन्‍न पाठों में जिन स्त्री-पुरुषों का चित्रण 
किया गया है वे इस इलाके के मेहनती किसानों और कृषक मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

“धरती के लाल” सैट में प्राइमर, अभ्यास पुस्तक, चाटं, फ्लैश कार्ड, गणित की किताब और शिक्षक निर्देशिका सम्मिलित की गई हैं। इसी 
क्रम में आगे एक या दो और कितात्रो को रचना भी की जाएगी जिसंका उद्देश्य अक्षर ज्ञान को स्थायी वनाना और जानकारी को बढ़ाना हे । आशा 
है कि इस सैट से शिक्षार्थियों में अपनी कठिनाइयों और सामर्थ्य के प्रति जागृति पैदा होगी और उन्हें अपनी उन्नति के लिए आवश्यक कदम उठाने की 
प्रेरणा मिलेगी । यह भी आशा है कि वे अपनी इस पढ़ने-लिखने की नई क्षमता का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे ! 

यह सामग्री क्षेत्र में अनुसंधान के आधार पर तैयार की गई है । इसे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में लगभग साल भर चलाने के बाद इसका मूल्यांकन किया 
जाएगा और इसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए सामग्री में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तेन किए जाएंगे । इस सामग्री के प्रयोग से संबंधित सभी लोगों 
ये में इस काम में सहयोग को अपेक्षा करती हूं । 

जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी, हरियाणा के श्री आर० एन० महलावत, शिक्षकों और पयंवेक्षकों ने सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण और 
सामग्री की प्रारंभिक जांच में अपना अमूल्य सहयोग दिया । वे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। श्री अभय कोठारी ने प्राइमर ओर चार्ट का चित्रण और 


सज्जा का काम किया तथा श्रीमदी विमल बाघ ने अभ्यास पुस्तक में लेखन और चित्रण का काम किया । में उनका धन्यवाद करती हूं | 


इस निदेशालय के पाठ्यक्रम व सामग्री निर्माण विभाग के मेरे सहयोगी श्रीमती बिमला भटनागर, श्री जी० ato भक्तप्रिय और 
Sto शेल कुमारी अग्रवाल ने यह पठन पाठन सामग्री तैयार की और श्री ओ० Tho गुप्ता ने इसकी सज्जा और मुद्रण में तकनीकी सहायता दी । इसके 
लिए वे विशेष रूप से प्रशंसा के पात्र हैं । 


प्रोढ शिक्षा निदेशालय कु० एच० के» सिंह 
34, कम्युनिटी सैंटर, बसंत लोक, निर्देशक 
ada विहार, नई दिल्ली-110057. 

1981 


पाट एक 
अभ्यास 1 पढ़िए-- 


काका का काम 


अभ्यास 2 लिखिए-- 


MET 


+०००५००० 


मामा का कास 


ee aa a 


servos 


8%००३०००००० ७००००००००० 


पाठ 1 


#58 ईन कु हे हटके को ७ चि 


०००००००० ७%००००००० १५०५५५८ 


क e Ñ eserves sesso sess ००० बका च SEE को हरे 
है . 
. Š Ld 
. + 
È ७ 
è क 
क PMN eee CNN कॅ Per ee 
Cae 
i 
ao 
oe 
७ * 
७० ०० ०००० ****««*«* ६ ह ७.७. (७ को कक: के ओळ $ क 9:27 डक ४ ८ कोक कत के ७. ७० के हू. ७: % 


पाठ एक 
अभ्यास 3 नीचे खानों के बाहर तीन शब्द लिखे हैं और खानों के 
अंदर दो । जो शब्द छुट गया है उसे खाली खाने में लिखिए 


कई काई कमाई J कमाई काई 
अभ्यास 4 नीचे कुछ अधूरे शब्द लिखे हैं। इनमें ईं जोडिए और पढ़िए-- 


म्रा | क कम्रा क वोन 


pore पाठ 2 
अभ्यास 5 पढ़िए 


जमीन का पानी । पानी की कमी । जमीन क 
नमकीन पानी । 


afan-— 


g ga 14 


अभ्यास 7? एक से शब्दों को लाइन से मिलाइए-- 


पानी कमीज 
जमाई पानी 
कमीज पीन] 
पीना जमाई 


अभ्यास 8 ज अथवा न लगाकर शब्द पूर दीजिए - 


2--A 16/DAE/ND/85 


मीन म 


| | 


पाठ 3 


अभ्यास 9 पढ़िए-- 


(i) जमीन पर काम था । पर मनीराम थका था | 
(॥) पानी पीना था । पर पानी खारा था । 


अभ्यास 10 लिखिए-- 
क ल्ल ६ दै a y 


नट पट” 
es 


866७ कक teen arene 


> 
हू Pn ge | 
“4 a iY 4 ; ; 


पाठ तीन 


La पल नकल की >. एर 
: 
ay LET ES ese ~ - gees d = 
: : 
ar = 
Cos 
ron 


. ७०१० eee see Moen s ०००००००००००००० ०७ o 
se ५१०९" gee ९ Bes 
. A ® 


sen =a 
१ ० 
oe E S 
° ७ . Poe 
Sori jaa है lees ७ 
k ete et क क Sayed ०» 
०११३ ae त को क क. 2 k 
A a ० ० 
. 
. ७०० छ | क 


अभ्यास 1 चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए-_ 


पाठ 4 


अभ्यास 12 पढ़िए-.. 
मनीराम बीज का जानकार बन । नया बीज 
ला | बाजार जाकर नया बीज खरीद | 
मीरा, पानी ला । जरा, खाना ला । मनीराम, 


खाना खा | 


अभ्यास 13 लिखिए-- 


का 


अभ्यास 14 दिए गए अक्षरो में 1 और त का निशान लगाए और 
पढ़िए । पहला अक्षर बमूने के तौर फर दिया गया हैं । 


_— SSN a हि 


पाठ 5 
अभ्यास 15 पढ़िए-- 


कहीं पानी नहीं बरसा | नहर थी नहीं । सब 
जगह पानी की कमी थी । पर, मनीराम न 
हारा, न मीरा हारी । 


अभ्यास 16 लिखिए 


पाठ पाँच 


10 ७ +-७ ७०७ ०.७० ७ 


०००००००००००००० 


पाठ 6 


अभ्यास 18 _ पढ़िए -- ” त छि _ _ q A नया न 
मनीराम ने महनत की । मीरा ने महनत का । नर 
बीज लगाया । पर सारा साल पानी नहीं बरसा AT | 
खेत में नमी नहीं रही थी। सारा बीज बेकार गया। 


अभ्यास 19 लिखिए 


X “० 
me ji 
gio Thr heen a 

{ १ 

~ 
=>} 

(+ 

| 


पाठ छह 


गीला ताई Ged Ave 


अभ्यास 20 चित्र देखकर दिए गए शब्दों में से सही नाम ee कर लिखिए-- 


खत, खल, तार, तीर, माया, गाय, रील, रेल 


3-- 16/DAE/ND/85 


पाठ 7 
अभ्यास 21 पत 


अब अखबार ला | अखबार में ताजा खबर दख | 
पानी कब बरसेगा । देख कर बता । सारी बरसात 
निकल गई । न जाने पानी किस दिन बरसंगा | 


अभ्यास 22 लिरि 


पाठ सात 


काम के बदले BAM मिला | 


अभ्यास 23 अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए 
N 


“काल की सी हालत थी। स्कार A 
"नाज या। काम के बदले अना गत 


अभ्यास 24 चित्रों के नाम लिखिए-- 


पाठ 8 


अभ्यास 25 पहिए-- ॥ हु 
सरकार ने गाँव में सड़क बनवाने का काम दिया । काम क 


बदले अनाज दिया । गाँव में नई सड़क बनी, नई नालियाँ बनीं । 


सड़क पर गाड़ी व ताँगे चलने लगे । 
अभ्यास 26 लिखिए-- 


हः द| 


५ kt 


वजन दवा गइबड़ कमियाँ लडाई 


अब गाँव को हालत बदल गई थी । 


16 


पाठ आठ 


सड़कें बन गई थीं । बिजली लग गई थी । 


अभ्यास 27 सही अक्षर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए-- 


आम स गया था।(ह,$) 

गाँव मैं सड़क न रही थी। (बव) 
सीना _स कै चर गई | (सौ, सा) 
यह “7 सी की दवाई पी ले।(खा, खाँ) . 


पाठ 9 
अभ्यास 28 पढ़िए -- 


मनीराम की बिटिया का नाम सोना था i वह बारह साल की 
हो गई।सबने बिटिया का विवाह कर देने की सलाह दी । थोड़े दिन 
बाद एक जगह बात तय हो गई । पर बारह साल की लड़की का 


विवाह करना एक गलती थी । 
अभ्यास 29 लिखिए--- 


अभ्यास 30 सही शब्द चुनकर खाली जगहों में लिखिए-- 


मनीराम आपकी  जीह रहा धा (बाद, बाद 
सीना कपडा रही थी | (सो,सी) 
मौहन के पास एक खैत था| (सडक,र्कड) 


अभ्यास 31 जो बात सही हो उसके आगे सही (८) का निशान लगाइए-- 
सोना सोलह साल को थी । 
सोना सोलह साल से कम की थी । 
सोना का विवाह करना सही था । 
सोना का विवाह करना गलत था | हे 


पाठ 10 | 


अभ्यास 32 पढिए-- 


एक बार रतिराम ने अपने बेटे से कहा बेटा मनीराम जहां 
तक हो पैसा उधार न लेना । उधार का पैसा समय A उतार न 
सकोगे । महाजन किसी का सगा नहीं होता । वह अपना पेसा लेकर 


ही मानेगा | 


अभ्यास 33 लिखिए-- 


EN बुक 8 पु it 
HA why 0 २८.४५ < 
दु »: ७०७०4 ०४५ Cees ales 1.7 = | ऑ Bees, Gidek 
My इ 
Mn Ube “Ree CO OSE डाह HSS ORIS AEs 
Mes AME eis 
ल ° 


BEV 
“4 


20 


महाजन से 


अभ्यास 34 चित्रों के नाम लिखिए-- 


4—A 16/DAE/ND/85 


पूरे कीजिए-- 


a he, फन er ee ee फक कमग “१ 


पाठ 11 


अभ्यास 36 पढिए-- 


आज मनीराम बहुत खुश है । बिटिया की शादी जो है । शाम 
को शादी में गाँव के बहुत से लोग आएँगे । बारात आएगी | सब 
खुश हैँ । लेकिन सोना उदास है । उसे माँ बाप से अलग होना पड़ेगा | 


अभ्यास 37 लिखिए-- 


22 ६, १०» "?, 


पाठ ग्यारह 


आज खुशी का दिन है | 


चित्रों के नाम लिखिए-- 


अभ्यास 38 एक से शब्दों को लाइनों से मिलाइए-- 


पाठ 12 


अभ्यास 39 पढ़िए-- 
मैं कोई काम शरू करना चाहता हूँ ! 
सा धंधा शुरू करू । भस पाल या गाय पाले? 
करूँ ? बाम भरू करने के लिए पैसा भी चाहिए । 
गई दसरा तरीका सोचना पडेगा । सुना हैं 


महाजन से तो 


कंभी उधार नहीं AAT । 


बैंक से भी पैसा मिलता है । वहीं चलकर दख । 
अभ्यास 40 लिखिए 


(टि ie, aes, ae, 


al an 


पाठ बारह 


मे न् अभ्यास नोच कछ खाने बनाए गा? 2.1 सवम क्रा 
अभ्यास 41 पाठ बारह में दिए पहले तीन अभ्यास 42 नीचे फु 


क खानी में कुछ निशान दिए गा 


वोक्यों की नकलु कीजिए-- 


इन्हे aye ओर के अक्षरों म जीइकर VAN 


l | साथ साथ उन्हें दो तीन वार पढते जाडा | 
| = for क, पक > xfr 
| नघुने के तौर पर दिए के का आदि दे 


~~ ee | E 
नाकि कै कू 
fi की sl 
|| | 
a a आह 
कि | | 


| | : पाठ 13 
अभ्यास 43 पढ़िए 


आज दिवाली का दिन है हर जगह चहल पहल दिखाई 
दे रही है । सबने नए ब धले हए कपड़े पहने हैं । दुकान भा खूब 
सजी हैं । लोग खील, बताशे, कपड़े ब कई दूसरी चीजें खरीद रहे 
हैं । शाम को सब अपने घर में दिए जलाएँगे | 


अभ्यास 44 सही जवाब पर... का निशान लगाएँ-- 


(क) गाँव में सब लोग क्यों खुश थे ? 
गाँव में सरकस लगा थारा 
पानी बरसा था | 
दिवाली का दिन था | 


(ख) मीरा ने अपने लिए क्या खरीदा 


28 


wis + 


हु शि TOY OS Oe ee ew क os 


पाठ चौदह 


अभ्यास 48 चित्रों के नाम लिखिए 


F ० a i 
Bona K हु 
oot Vai A ® 
८८७ Fs 
ri ८८9२” 2 RN है 
AY SN 
AX ‘4 
८४ झर 
हट A 
Cf 


अभ्यास 49 अक्षर चुनकर शब्द पूरे कीजिए-- 


दीवार के साध सी लगी है। (टी, दी, 
खेत की क ई हो रही tage 
उस रत नेबालियौँ पहन GAGS) 


अभ्यास 50 


अभ्यास 51 


पढ़िए -- 


अपने पिछड़ेपन को तो दूर करना ही है । इसका एक हं 
तरीका है । वह है पढ़ लिखकर आगे बढ़ना । पढ़ने लिखने से कुछ 


नई जानकारी मिलेगी । इससे हम अपनी ताकत पहचान सकेंगे । 
और, अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे । 


लिखिए-+ 
i a ae oe हा क 
४ tee 2 : 
we so years espere ve 
id 00 r ६ k 
> ad 


- ~ SER, 


पाठ पंद्रह 
अभ्यास 52 अभ्यास छ ओर इसे दो दो शब्द बनाइए-- 


पहले और तीसरे खाने में लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए-- 


31 


अभ्यास 53 पढ़िए ae 


i. 


अभ्यास 54 इमला लिखिए (पाठ सोलह के पहले दो वाक्यों का इमला 


32 


दै)" 
र) 


st ices पाठ सोलह 
अभ्यास 55 सही जवाब पर का निशान छूगाँ-- 
(क) परिवार में क्रिसलिए आनन्द छा गया था ? 
रक्षा बधन का माका था | 
सोना माँ बनने वाली थी । 
BS ~ © can 
सोना मायके आई थी । 
(ख) मीरा को खुशी के बीच चिता किसलिए थी ? 


० धन क — अल पाठा OTT 
रक्षा बं | दिन बीत रहा था 


` =y- क्‌ न न yr pitts gue 
सोना बहत कमजोर लग र हा थ! 

६ » viene 1 i आर A ie 
उसक पास साना का द 


अभ्यास 56 सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे कीजिए-- 


ae ay Se pemi a = AY reins aos aed 
qel से अनाज की ९ 


अभ्यास 57 -पढिए- 


अभ्यास 58 


34 


पाठ 17 


माँ बनने वाली औरत को डाक्टर के पास क्यों जाना चाहिए £ 

क्या आपको इन बातों की जानकारी है ? 

हाँ, शायद हो । तो भी आगे के वाक्य पढ़ लीजिए । 

माँ बनने वाली औरत को कमजोरी नहीं होनी चाहिए । उसे बीमार 
होने से बचना चाहिए । 

इसलिए उसे डाक्टर के पास जाते रहना चाहिए । 


लिखिए-- 


“er 


पाठ सतह 
अभ्यास 59 पाठ सत्रह के पहले तीन वाक्य देखकर लिखिए-- 


अभ्यास 60 नीचे दिए चित्रों के नाम लिखिए-- 


2 D 
c= कळ 
>. A i | 
+ T 


35 


36 


अभ्यास 61 पढिए-- Targ 
जच्चा और बच्चे की खास देखभाल करनी चाहिए । 


को कई तरह के टीके लगवाने जरूरी हैं । इससे चेचक पोलियो जेसी 
जानलेवा बीमारियों से रक्षा होती हे । जच्चा और बच्च का अस्पताल 
में जाँच करवाते रहना चाहिए । हर हालत में डाक्टर का सलाह 
चलना चाहिए | 


अभ्यास 62 लिखिए 


in S 


gee 


रस्सी नमस्ते RAT डाक्टर 


पाठ अठारह 
अभ्यास 63 सही शब्द चुन af 


मैं कला की अस्पताल ले गया | (बघे, बच्चे) 
| नै Ah लगा दिए हँ | (डाकटर, डाक्टर) 
बड़ा हीने प्र उसी T DSM (Akt, स्कूल) 


iT लिखिए — 


भ्यास 64 नीचे दिए कक्ष Sean च्‌ «त _ कु 
Jig- क स्‌ का = e 
ज+य- aes स्‌ 7 क _ 


Yag- 100 गय, ठा _ जाममा 


अभ्यास 65 लिखिए 


z 
Mes ७१५ 
“os ५ ७ 
की. 509३ पनी 
: ५ 
: 3 
k १ 
: १ 
9 a 
१. ° 
i 
४ 
४ 
i e ig 
क . . 
at ०१ क 
p 4! “ 
4 . ' F 
= ‘ . 
d ‘ + 


पाठ 19 


पाठ उन्नीस 
कि पति किसी काम से महीने भर के लिए किसी दर जगह 
गया है। अगर आप पुरुष हें तो अपनी पत्नी को राजी खुशी को चिट्ठी लिखिए । 
अगर आप महिला हैं तो अपने पति को राजी खुशी की चिट्ठी लिखिए 


अभ्यास 66 मान लीजिए 


39 


ate "कि ` hd MC a = . 4... a = pr 


his ~ 


पाठ 20 
अभ्यास67 पढ़िए-- a 


सोना समझदार है । वह घर गृहस्थी समझदारी से चलाती 
है । घर गृहस्थी में एक न एक झंझट लगा रहता है । लेकिन 
सोना घबराती नहीं। सभी उलझनें समझदारी से सुलझा लेती 
है । सोना के घर में सब खश और तन्दुरुस्त हैं । 


अभ्यास 68 लिखिए 


पाठ इक्कीस 


अभ्यास 69 पढ़िए -- 
सोना का बच्चा तंदुरुस्त है । रामकली का बच्चा कमजोर है 
उसकी हड्डियाँ निकल रही हैं। ऐसा क्यों है? वह बीमार तो 
नहीं है ? बीमार नहीं है तो खुराक में कमी होगी । हो सकता है 
उस ऊपरी खुराक नहीं मिल रही हो। डाक्टरों का कहना है कि 


ऊपरी खराक में कमी नहीं आनी चाहिए 
अभ्यास 70 लिखिए-- 


त उतर खाऊ 


नीचे दिए चित्रों के नाम लिखिए 


पाठ 22 


अभ्यास 71 पढ़िए- 
गाँव वालों ने पंचायत के मेंबरों का चुनाव सावधानी से किया 
था । उसमें इस बार सभी वर्गों के लोग थे। इस पंचायत ने गाँव के 
लिए अच्छे कार्यक्रम बनाए । इन कामों के लिए खर्चे की जरूरत 
पड़ी । कुछ पैसा पंचायत के पास था । बाकी कार्यकर्ताओं ने गाँव से 
चंदा जमा किया । | 
अभ्यास 72 लिखिए 


१ 


खर्च पदी पंद्रह प्रबंध 


42 


l पाठ बाईस 
अभ्यास 73 पाठ 22 के पहले तीन वाक्यो का इमला लिखें-- 


अभ्यास 74 मान लीजिए कि आप पंचायत के सदस्य चुने गए हैं। ऐसे तीन काम 
लिखिए जिन्हें आप सबसे पहले करना चाहेंगे । 


MRR. POMOC BESS SSS ies Saale कन Se SSS SS sane SSS SS SF पक क 


43 


पाठ 22 
अभ्यास 75 नीचे लिखे अक्षरों को fi लिखिए और बोलिए-- 


क+? - क्र र+क= कै 

+, क 
1.0. a ay em 
Bx S| eye wn 


bor Nir 
THs "A+ Te गा- 
नमर Pi Ta 
oe परतत 


पाठ तेईस 


चुनाव कै लिए “चार शै ख है।(.प्र,पर 
सब जगह sth की च है। (ब्राची) 
He औरतें प” किर वीट देने सटी है(्रादी रा 


लिखिए 


जगत fr die देने की बात कर रहा था? 


चरत कैसे आदमी क वेट टग की कह हह या! 


45 


| पाठ 24 
अभ्यास 78 लिखिए 


६... cn 


sage ९1 ०००७०) ९ * 


संतोष मातृभाषा पुत्र हरियाणा 


46 


पाठ चौबीस 


अभ्यास 79 नीचे दिए सवालों के जवाब लिखिए-- 
आपके विचार से इस समय देश की सबसे बड़ी दो समस्याएँ कौनसी हैं ? 


प्रधान मंत्री ने अंत में क्या कहा ? 


41 


अभ्यास 80 लिखिए-- हे ही 


| 
~ esse 8६७० ५४७०७ ७ 8४७ ७४७४७ Beer tern wena ७ «२५११५८ « 
eane sve १०० ३०७);९ * 
i n 
+ १ & 
१ ५ ० 
०० ४ 
. 


emcee 


48 


पाठ पच्चीस 
अभ्यास 8। पाठ 25 को पढ़कर नीचे दिए सवालों के जवाब लिखिए 
आमदनी बढ़ने पर मनीराम ने सबसे पहले क्या काम किया ? 


बचत का क्या लाभ है ? 


पैसा कहाँ जमा कराया ? 


| अभ्यास 83 सही अक्षर चुन पूरे कीजिए-- 


सुक्खी किसी की क नहीं मानता था (? रमे 
चाल त A वह रबी लगता या।(दा दा दा) 


पाठ छब्बीस 


एसै बी हीने का नकसान उठाना Awe) 
| गी की पोल जल्दी Gat जाती है। (टो, ele!) 


अभ्यास 84 चित्रों के नाम लिखिए-- 


३ # ७. ५ (अ कक) क. ७७७. ७ EREL 


52 


ae 85 


पाठ 27 
नीचे लिखे सवालों के जवाब लिखिए-- 


कृषि सहकारी समिति के कौन कौन से लाभ हैं ? 


सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्य 


सहकारी समिति बनाने में किन किन से मदद मिल सकती 


ary 


@ 


iq चट 
| i 


= 0 if तँ 


र) 


atc सत्ताईस 
गरीब लोगों को समिति से लाभ कब होता है ? 


अभ्यास 86 पाठ 27 को फिर पढ़िए और नांचे दिए सवालों के जवाब लिखिए 
रसगण गाँव की सहकारी समिति में गरीब सदस्य कितने थे ? 


कम प्रतिनिधि होने से उनको क्या नुकसान हो रहा था ? 


सहकारी संघ के अधिकारी की सलाह पर कितने लोग सदस्य बने ? 


53 


Oe aa aa ES 0200 ~ 


TT ER छी 
पाट SADT ST 


अभ्यास 88 सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे कीजिए _ 


UG लिख ht हि od ग्रा जा 


“का दायरा बढ़ता ज ह 


KIAN उजाले Mn eC 
HR से उजाले की we (र 


पाल उनवास 
अभ्यास 89 नोचे दिए सवालों के जवाब लिखिए 


हम सबकी हे भारत माता इससे आप क्या समझत = 


pa RE 
t x a 
पाला 
A ir 


56 


पाठ 29 
अगर भारत हम सबका है तो वे कौनसे काम हैं जो सबको मिलकर 
करने चाहिए ? 


हमें कौनसे काम नहीं करने चाहिए जिससे देश को नुकसान पहुँचे ? 


'एक हमारी आशाएँ इस लाइन से किन आशाओं की ओर इशारा 


किया गया है ? 


LS 


सेवा में पोस्टमास्टर a S 
¥ TO THE POSTMASTER */ S 


— उप डाकघर 5७8 0-2 
प्रधान डाकधर HEAD P. 0. 
oo जिला DISTT 


केवळ सरकारी प्रयोग के लिए 
at 
K 
N 
` kS 
टं धे 
Q ~, 
य कै 
INO IN Wyo ४0२ 


भारतीय मनीआईर INDIAN MONEY ORDER 


Go भदा करें 


PAY RUPEES 


सेवा में 10 


भारतीय डाक-तार विभाम INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 
प्रेषक डाकघर की नाम मोहर 


पावती ACKNOWLEDGMENT 


भेजने Nume Stamp of the office of Issue 
(भेजने वाले का थाम य पूरा पता SENDER'S NAME AND FULL ADOKESS ) 


संदेश के लिए FIA SPACE FOR COMMUNICATION वल प. 
ks 


We हो०-103 चर्चा अटायगी 
(पास-बुक सहित seat मे प्रस्तु॥ किए जाने के लिए) 

पय रपये wae (शब्दों और अंकों. में) की रक्रम नकद 

7 ये घत अंक /सावधि ELN wat arate नमा/आवर्ती जमा खाता सं" 11110) . 

र कर दिय COS gis रेड क कनान ST ROR डेड डाकघर में 

SPAT RAT 2300 न क नगन में खुला हुआ है । हरु जमा क॑ बाद 


sarigi संदेशवाहक के हस्ताक्षर/बंगूठा निशानी 


तारीख (१३१६ ५0७२६ अंक ५५००६६००००५०५ ००००-०० 


(28-23/74-एम 1) 


$.९.-7 रुपया निकालने का प्रा्थना-पज 
APPLICATION FOR WITHDRAVAL 


इस फार्म के साथ पास-जुक होनों क्षाहिए 
PASS BOOK MUST ACCOMPANY 11415 FORM 


ता sy En 2 ००००००००५०००० ०-० शाकचर रें किक 
शाकघर बचत यैक खाता सं० e नना 114 २००००००२००२ ०००० = ० "ताक ००१००००7 19 
POST OFFICE SAVINGS BANK PRR SRS कतवा ता SP डा ae 
ACCOUNT No १३३ बनन जिरी 200 19 
कृपया मुझे/नीचे दिए गए हस्ताक्षर वाले संदेशवाहक को (शब्दों में) 
ति तिता २० का भगतान करें भ्रौर इस रकम को मेरे/हमारि उपयुक्त बचत बैंक खाते में ढाल रे 


Pay self/messenger whose signature is given below the sum of Rupees (in words) 
and debit the amount to my/our §.B. account mentioned above. 


इस निकासी के बाद इस साले में बकाया रकम (शब्दों में) 
seek 0 का ४ PA, को ही eet 
The balance In the account after this withdrawal will be Rs, (in words)... «००००८ 
Name of messenger 
wane? के अस्ताऋष S दे का शान) 
Das, x upe}thumb-inepeesstow Bf Depositor 
संदेशवाहक के हस्तालर 
Signore of Messenger 
सत्यापित हि 
Attested 
जमाकर्त्ता के हस्ताक्षर त त त PRA ने 
Signature of Depositor Dated 
= रखने की अवधि--10 बर्षे अन्तिम निकासियों के लिए और 6 वर्षे अन्य निकासियों के लिए 
न Period of the Form—!0 years for final withdrawals and 6 years for other veithd rawals, 


16 /DAE'E&C; ND/81— 25,000. 


IT BPChdg. 


PP rererrrsr. . O 


लेखक : 


सज्जा एवं प्रकाशन : 
सहायता 
आवरण पृष्ठ : 


प्रकाशक : 


प्रति : 


श्रीमती बिमला भटनागर 
श्री जी० ato भक्तप्रिय 

श्री रामदास 

श्रीमतो शेल कुमारी अग्रवाल 


श्रो ओम प्रकाश गुप्ता 


अभय कोठारी कम्यूनिकेशन्स सविसिज, 
अहमदाबाद 


site शिक्षा निदेशालय 

शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय 

ब्लाक 10, जामनगर हाउस हटमेटस, 
नई दिल्ली-110011 

टेलीफोन Fo : 386993 


1985 


25,000 


है को i e 


प्रबन्धक, भारत सरकार पाठ्य--पुस्तक मुद्रणालय, 
इन्डस्ट्रियल एरिया, चण्डीगढ़-160002 द्वारा मुद्रित 


